रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 17 ] 
No. 17 ] 


yeyjar 

P 


है ; 


सत्यमेव जयते 

का 


38 GI / 2023 


सी . जी . डी . एल . अ . - 04012023-241671 

- 


CG - DL - E - 04012023-241671 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 जनवरी , 2023 

का.आ. 20 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 4966 ( अ ) तारीख 20 अक्तूबर 2022 जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग - II , खंड 3 , उप खंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में 
- 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के कि . मी . 6.000 से 45.500 कि.मी. तक के भूखण्ड ( तुमकुरु - शिवमोग्गा सेक्शन ) के निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 4 , 2023 / पौष 14 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , JANUARY 4 , 2023 / PAUSHA 14 , 1944 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन " डेक्कन हेरल्ड " ( अंग्रेजी 
दैनिक ) में और " उदयवानी " ( कन्नड़ दैनिक ) में तारीख 16.11.2022 को किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


2 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के 6.000 कि.मी. से 45.500 कि.मी. तक के भूखण्ड ( तुमकुरु - शिवमोग्गा 
सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


राज्य का नाम : कर्नाटक 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 


1 


12 


3 


4 


5 


6 


17 


1 


140/1 


140/2 


तालुक का नाम : गुब्बी 

गांव का नाम : बेनाचगेरे 


141/2 


142 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


143 


144 


2 


145 


जिले का नाम : तुमकुर 

भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


3 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


वैट् 


वैट् 


वैट् 


वैट् 


4 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

5 


0.0303 


0.0202 


0.0202 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


वीरबद्रय्य ऍस् / ओ केम्पैया , रेणुकाम्मा 
डबल्यू / ओ केंचैया , जयम्मा डबल्यू / ओ 
सिद्धरामय्य 

( १४०/१ ) 


उषा ऍम् डबल्यू / ओ रविश बी . ऍल् 
( १४०/२ ) 


सोरजम्मा डबल्यू / ओ महादेवय्य 

( १४१/१ ) 


चिक्का हुचैया ऍस् / ओ लेट . नरसैया 

( १४२ ) 


ऍन् . सूर्यनारायण ऍस् / ओ नारायणप्पा 

( १४३ ) 


दसम्मा डबल्यू / ओ नरसैया 

( १४४ ) 


ऍन् . सूर्यनारायण ऍस् / ओ नारायणप्पा 

( १४५ ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


8 


9 


10 


11 


12 


14 


15 


16 


17 


13 151 


18 


146 


19 


147 


148/1 


149 


150 


152 


44/7 


30/4 


30/7 


निजी 


निजी 


30/3 


निजी 


गांव का नाम : कल्लीपाल्या 


30/6 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : मुदिगेरे 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गांव का नाम : मुकानहल्ली पट्टानादा अमानिकेरे 


निजी 


वैट् 


वैट् 


ड्राई 


ड्राई 


वैट् 


वैट् 


ड्राई 


नक् 


नक् 


नक् 


ड्राई 


ड्राय 


0.0303 


0.0303 


0.0202 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


0.2019 


0.1349 


0.0202 


0.0155 


0.0404 


लक्ष्मम्मा डबल्यू / ओ लेट सीतारामैया 
( १४६ ) 


देवराज ऍस् / ओ नारायणप्पा 

( १४७ ) 


वी . नंदिश ऍस् / ओ वेंकटेश , शिवम्मा 

ऍन् . के डी / ओ वी . नंदिश 

( १४८/१ ) 


वेंकटम्मा डबल्यू / ओ अश्वत्था 

( १४ ९ ) 


श्री श्री श्री चंद्रशेखर स्वामीजी 

( १४० ) 


इरैया ऍस् / ओ लेट मेस्त्री तिमैया 

( १५१ ) 


श्री श्री श्री चंद्रशेखर स्वामेगालु 
| बेट्टाधाहल्ली मत्ता सेक्रेटरी 
( १५२ ) 


शमन्थ डबल्यू / ओ महादेवप्पा , प्रेमा सुधा 
डबल्यू / ओ जयदेव , विक्रम के राव ऍस् . ओ 
जी.वी. कृष्ण 
( ४४/७ ) 


ऍस्.हेच् . गोविंदय्या ऍस् / ओ हनुमंतय्य 
( ३०/४ ) 


ऍस्.हेच् . गोविंदय्या ऍस् / ओ हनुमंतय्य 

( ३०/७ ) 


रंगस्वमैया ऍस् / ओ रंगप्पा 

( ३०/३ ) 


3 


नागेश ऍस् / ओ लेट तिमैया 

( ३०/६ ) 


4 


20 


21 


22 


गांव का नाम : न माट्टीघट्टा 


142/2 


143 / 2B 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


82 


निजी 


गांव का नाम : निटूर 


निजी 


निजी 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


कुल 


0.0404 


0.016 


0.0813 


0.9445 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


गंगाधरय्य ऍस् / ओ वीरान्ना , सिद्दगंगम्मा 

डबल्यू / ओ वाइ.टी. बसवराजु 

( १४२/२ ) 


ऍम्.वी बसवराजु ऍस् / ओ वज्रप्पा 
( १४३ / २ बी ) 


नंजुंडम्मा डबल्यू / ओ बसवैया , 
थोंटराधाया ऍस् / ओ बसवराजया , 
चंद्रशेखरैया ऍस् / ओ बसवराजया 

( 82 ) 


[ फा . सं . NHAI / 4lane TMK - SMG / LA / Karnataka / Notif . / 3a - Corrigendum / PIU - Shimoga / NH - 206 / 3D ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 4th January , 2023 

S.O. 20 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , S.O.4966 ( E ) dated 20th October 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - Section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of National Highway No. 206 in the stretch of land from Km . 06.000 to Km . 45.500 ( Tumakuru 
Shivamogga section ) in the district of Tumakuru in the State of Karnataka . 


And whereas the substance of the said notification has been published in " UDAYAVANI ( Kannada ) and 
" DECCAN HERALD " ( English ) both dated 16th November 2022 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in the exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


State : KARNATAKA 

Sr. 

Survey 
Number 

No. 


1 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km . 6.000 
to Km . 45.500 ( Tumakuru - Shivamogga Section ) of the National Highway No. 206 in the State of Karnataka . 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


10 


11 


12 


14 


15 


140/1 


Taluk : Gubbi 

Village : Benachagere 


140/2 


141/2 


142 


143 


144 


145 


146 


147 


148/1 


149 


13 151 


150 


152 


2 


| 44/7 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Village : Kallipalya 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


District : TUMKUR 

Nature of 
Land 


Dry 


Dry 


Dry 


Wet 


Wet 


Wet 


Wet 


Wet 


Wet 


Dry 


Dry 


Wet 


Wet 


Dry 


SCHEDULE 


NAK 


4 


Area in 
Hectare 


0.0303 


0.0202 


0.0202 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


0.0202 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


0.0303 


0.2019 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Veerabadraiah s / o Kempaiah , 

Renukamma w / o Kenchaiah , Jayamma 


w / o siddaramaiah 

140/1 


Usha M w / o Ravish B. L 

140/2 


Sorajamma w / o Mahadhevaiah 

141/2 


Chikka Huchaiah s / o Late . Narasaiah 
142 


N.Suryanarayan s / o Narayanappa 


143 


Dasamma w / o Narasaiah 

144 


N.Suryanarayan s / o Narayanappa 


145 


Lakshmamma w / o Late Seetharamaiah 


146 

Devaraja s / o Narayanappa 

147 


V.Nandish s / o Venkatesh , Shivamma 

N.K D / o V. Nandish 

148/1 


Venkatamma w / o Ashwatha 


5 


149 

Shree Shree Shree Chandrashekar 
swameji 

150 


Eraiah s / o Late Mesthri Thimaiah 
151 


Shree Shree Shree Chandrashekar 
swamegalu Bettadhahalli Matta 
secretary 
152 


Shamantha w / o Mahadevappa , Prema 
sudha w / o Jayadevappa , Vikrama K 
Rao s.o G.V. Krishna 

44/7 


6 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


Village : Mookanahalli Pattanada Amanikere 


30/4 


30/7 


30/3 


Village : Mudigere 


30/6 


142/2 


143 / 2B 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Village : Nittur 


Private 


82 


Private 


Village : N. Mattighatta 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


NAK 


NAK 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


TOTAL 


0.1349 


0.0202 


0.0155 


0.0404 


0.0404 


0.016 


0.0813 


0.9445 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


S.H. Govindaiah s / o Hanumanthaiah 
30/4 


S.H. Govindaiah s / o Hanumanthaiah 
30/7 


Rangaswmaiah s / o Rangappa 


30/3 

Nagesh s / o Late Thimaiah 
30/6 


Gangadharaiah s / o Veeranna , 

Siddagangamma w / o Y.T. Basavaraju 


142/2 

M.V Basavaraju s / o Vajrappa 
143 / 2B 


Nanjundamma w / o Basavaiah , 
Thontaradhaya s / o Basavarajaiah , 
Chandrashekaraiah s / o Basavarajaiah 


82 


IF . No. NHAI / 4lane TMK - SMG / LA / Karnataka / Notif . / 3a - Corrigendum / PIU - Shimoga / NH - 206 / 3D | 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2023.01.04 22:41:33 + 05'30 ' 


